. 
. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष, 1940 ( श० ) 


संख्या- 1165 राँची , बुधवार , 


26 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
19 दिसम्बर , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-12/ 2015-2905 ( HRMS)-- श्री इन्द्रदेव मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
749 /03, गृह जिला- साहेबगंज), तत्कालीन उप निदेशक , पंचायती राज , सिंहभूम ( कोल्हान) प्रमंडल , 
चाईबासा के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा के पत्रांक -338/ बी , दिनांक 
17 नवम्बर, 2014 द्वारा पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पत्रांक - 179 , दिनांक 21 जनवरी , 2015 के माध्यम से वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप उपलब्ध 
कराया गया । 


श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र - क में गठित कर उपलब्ध कराने हेतु 
विभागीय पत्रांक -3203, दिनांक 09 अप्रैल , 2015 तथा पत्रांक - 1532 , दिनांक 20 फरवरी , 2017 द्वारा 
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल ) विभाग , झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया । 


ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड , राँची के पत्रांक -969 , दिनांक 
20 मार्च, 2017 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध गया, जिसमें 
इनके विरूद्ध वर्ष 2007 के पश्चात् अनुपलब्ध अभिश्रव पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 26 दिसम्बर 2018 


तथा भंडार पंजी का नियमित सत्यापन नहीं करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली 
के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 
___ उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -5160 , दिनांक 06 अप्रैल , 2017 द्वारा 

श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मंडल के पत्रांक -1897 , 
दिनांक 25 अप्रैल , 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । 

श्री मंडल के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -6479, दिनांक 25 मई, 2017 एवं पत्रांक -5043, 
दिनांक 06 जुलाई , 2018 द्वारा आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा से मंतव्य की 
माँग की गयी । प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक - 985, दिनांक 
27 सितम्बर, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है , जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि कार्यालय 
प्रधान के रुप में इनके द्वारा और अधिक तत्परता बरती गई होती तो वित्तीय अनियमितता की 
संभावना कम होती । 

श्री मंडल के विरूद्ध आरोप , इनका स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम ( कोल्हान ) 
प्रमंडल , चाईबासा के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , श्री इन्द्रदेव मंडल , झा०प्र०से० , 
तत्कालीन उप निदेशक , पंचायती राज , सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा को भविष्य में सचेत रहने 
की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है । 


Sr No . 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F. No. 


INDERDEO 
MANDAL 


श्री इन्द्रदेव मंडल, झा०प्र०से०, तत्कालीन उप निदेशक , पंचायती 
राज , सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा को भविष्य में सचेत 
रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है । 


BHR /BAS/ 3617 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1165 -- 50 


